सत्यमेव जयते 


निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 पौष 1944 ( श ० ) 
( सं ० पटना 07 ) पटना , मंगलवार , 03 जनवरी , 2023 

बिहार विधान सभा सचिवालय 

अधिसूचना 

13 दिसम्बर , 2022 

सं ० 01 स्था ० - 229 / 2021-2651 / वि ० स ० - संयुक्त निबंधक ( न्यायिक ) , पटना उच्च न्यायालय , पटना से 
प्राप्त पत्र संख्या - 63344 , दिनांक - 18.10.2022 के साथ संलग्न SNJPC के अंतर्गत दिनांक- 01.01.2016 से 30.06.2022 
तक के वेतन एरियर की कुल राशि अंके - 21,53,653 / - ( इक्कीस लाख तिरपन हजार छः सौ तिरपन ) रूपये में से 
नियमानुसार 25 % एरियर राशि अंके - 5,38,413 / - ( पाँच लाख अड़तीस हजार चार सौ तेरह ) रूपये में से आय कर की 
राशि अंके 1,67,990 / - ( एक लाख सरसठ हजार नौ सौ नब्बे ) रूपये की कटौती के पश्चात शुद्ध भुगतेय राशि 
अंके - 3,70,423 / - ( तीन लाख सत्तर हजार चार सौ तेईस ) रूपये का भुगतान श्री शैलेन्द्र सिंह , पूर्व सचिव , बिहार विधान 
सभा एवं वर्त्तमान माननीय न्यायाधीश , माननीय उच्च न्यायालय , पटना को करने की स्वीकृति से संबंधित पूर्व में निर्गत 
अधिसूचना संख्या- 1 स्था - 229 / 2021 - 2481 , दिनांक- 21.11.2022 को विखंडित किया जाता है । 
आदेश से , 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित 

बिहार गजट ( असाधारण ) 07-571 + 10 - डी ० टी ० पी ० । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


अभय शंकर राय , 
अवर सचिव । 


